निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 39 


22 आश्विन, 1931 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

14 अक्तूबर, 2009 ( ई ० ) 

विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-15 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई ० ए ० , आई ० एससी ० , 

बी ० ए ० , बी ० एससी ० , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ०एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 


भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

17-19 


भाग -9_विज्ञापन 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग- 9- ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 

21-34 


पूरक 


भाग-4 बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


35-36 


2 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक 


सूचनाएं 


विधि विभाग 


1952 


अधिसूचनाएं 

17 सितम्बर 2009 
एस 0 ओ 0 219 , दिनांक 14 अक्तूबर 2009 — नोटरीज एक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5(2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल नोटरीज एक्ट , (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम ( 4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -485/ जे0 , दिनांक 10 फरवरी 
2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री उमेश लाल यादव , अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे 
अंकित है , को दिनांक 10 फरवरी 2009 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने 
के लिए प्राधिकृत करते हैं । 


अर्हता 


लेख्य प्रमाणक 

के नाम 


अभ्युक्ति 


आवासीय एवं 
व्यवसायिक पता 


लेख्य प्रमाणक 
पंजी में नाम 
अंकित होने की 

तिथि 


जिस क्षेत्र में 
व्यवसाय करने के 
लिए प्राधिकृत 
किया गया है 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री उमेश लाल 


10.02.2001 


कटिहार जिला 


व्यवहार न्यायालय , 
कटिहार 


बी 0 ए0 
एल 0 एल 0 बी 0 


यादव 


( सं 0 सं 0 - ए0/ नोट0-81/ 98/ 3788 - जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव । 


17 सितम्बर 2009 
एस0 ओ0 220 - एस 0 ओ0 219 दिनांक 14 अक्तूबर 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड -3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं0 - ए0/ नोट -81/ 98 / 3788 - जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


The 17th September 2009 
S.O. 219 , dated 14th October 2009 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Umesh Lal Yadav , 
and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section - 3 of 
the Notaries Act, 1952 ( 53 of 1952 ) and sub -rule (4 ) of Rule -8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification no . 485/J, dated 10th February 2001 to practice as notary 
again for the next five years from 10th February 2009 . 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


3 


Name of Notary 


Qualification 


Remarks 


Residential/ 
Professional 

address 


Date of which the 
name of Notary has 
been entered in the 

Register 


Area in 
which Notary 
to practice. 


2 


3 


4 


5 


6 


10.02.2001 


Katihar Distt. 


Sri Umesh Lal 
Yadav 


Civil Court , 
Katihar 


B.A. 
L.L.B 


( File no .- A / Not - 81/ 98 / 3788- J ) 

By order of the Governor of Bihar, 
RAJEDRA KUMAR MISHRA , Secretary. 


17 सितम्बर 2009 
दिनांक 14 अक्तूबर 2009 — नोटरीज एक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -5( 2) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 1956 
के नियम -8 के उप -नियम ( 4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -11934 जे , दिनांक 2 नवम्बर 1983 के 
द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री ठाकुर राणा प्रताप सिंह , अधिवक्ता , जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे 
अंकित है , को दिनांक 2 नवम्बर 
नवम्बर 1998 से 1 नवम्बर 2001 , 2 

2001 से 1 

2006 एवं 
2 नवम्बर 2006 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक 

अर्हता 

जिस क्षेत्र में अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता पंजी में नाम 

व्यवसाय करने के 
अंकित होने 

लिए प्राधिकृत 
की तिथि 

किया गया है 


नवम्बर 


नवम्बर 


के नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


02.11.1983 


बी 0 एल 0 


वैशाली जिला 


श्री ठाकुर राणा 
प्रताप सिंह 


अधिवक्ता, हाजीपुर , 
व्यवहार न्यायालय , 
वैशाली हाजीपुर 


( सं 0 सं 0 - ए0 / ए0 बी0-150/ 82/ 3793 - जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


17 सितम्बर 2009 
एस0 ओ0 222- एस 0 ओ0 221 दिनांक 14 अक्तूबर 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0/ ए0 बी0-150 /82/ 3793 - जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


The 17th September 2009 
S.O. 221, dated 14th October 2009 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Thakur Rana Pratap 
Singh , and whose detail according to Notary Register , is given below the Notary appointed under 
section- 3 of the Notaries Act , 1952 ( 53 of 1952) and sub- rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 


4 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


by the State Government in Law Department Notification no . 11934J , dated 2nd November 1983 to 
practice as notary 2nd November 1998 to 1st November 2001 from 2nd November 2001 to 1st 
November 2006 and again for the next five years from 2nd November 2006 . 
Name of Notary 

Residential Date of which the Qualification Area in Remarks 
Professional name ofNotary 

which 
address has been entered 

Notary to 
in the Register 

practice . 


-- 


2 


3 


4 


5 


6 


02.11.1983 


B. L. 


Sri Thakur Rana 
Pratap Singh 


Vaishali 
Distt . 


Advocate , 
Hajipur, Civil 
Court, Vaishali, 
Hajipur 


( File no.- A/ AB- 150/ 82 / 3793 / J) 
By order of the Governor of Bihar , 
RAJEDRA KUMAR MISHRA, Secretary. 


18 सितम्बर 2009 
एस 0 ओ0 223 , दिनांक 14 अक्तूबर 2009 — नोटरीज एक्ट , 1952(53, 1952 ) की धारा -5(2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -4819 जे0 , दिनांक 1 दिसम्बर 
2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री सीताराम वर्मा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, जो 
दिनांक 1 दिसम्बर 2008 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत 
करते हैं । 


अर्हता 


लेख्य प्रमाणक 

के नाम 


अभ्युक्ति 


आवासीय एवं 
व्यवसायिक पता 


लेख्य प्रमाणक पंजी 
में नाम अंकित 
होने की तिथि 


जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
करने के लिए प्राधिकृत 

किया गया है 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री सीताराम वर्मा 


अधिवक्ता नोटरी . 


01.12.03 


सहरसा जिला 


बी 0 ए0 
बी 0 एल0 


व्यवहार न्यायालय , 


सहरसा 


( सं 0 सं 0 - ए0/ नोट -25/ 98/ 3799 - जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


18 सितम्बर 2009 
एस0 ओ0 224 - एस 0 ओ0 223 दिनांक 14 अक्तूबर 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0/ नोट -25 / 98 / 3799 - जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


5 


The 18th September 2009 
S.O. 223 , dated 14th October 2009 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Sita Ram Verma and 
whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section -3 of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) and sub - rule ( 4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification no . 4819J , dated 1st December 2003 to practice as notary 
again for the next five years from 1st December 2008 . 
Name of Notary Residential/ Date of which the Qualification Area in Remarks 
Professional name of Notary 

which 
address has been entered 

Notary to 
in the Register 

practice. 
2 

3 

4 

5 

6 


1 


Saharsa Distt . 


Sri Sita Ram 
Verma 


Advocate , Notari, 01.12.03 
Civil Court. 
Saharsa 


B.A. 
B.L. 


( File no .- A/ Not- 25 / 98/ 3799 / J ) 
By order of the Governor of Bihar, 
RAJEDRA KUMAR MISHRA, Secretary. 


18 सितम्बर 2009 
एस 0 ओ0 225 , दिनांक 14 अक्तूबर 2009 नोटरीज एक्ट , 1952(53, 1952 ) की धारा -5(2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 ( 53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम-8 के उप -नियम ( 4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -1589 जे0 , दिनांक 23 मई 2003 
के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री प्रभुनाथ तिवारी, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है , जो 
दिनांक 23 मई 2008 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत 
करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक 

आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी अर्हता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित 

करने के लिए प्राधिकृत 
होने की तिथि 

किया गया है 


के नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री प्रभुनाथ 


अधिवक्ता बक्सर , 23.5.03 

बी 0 ए 0 

बक्सर जिला 
तिवारी सिविल कोर्ट , 

बी 0 एल 0 
जिला - बक्सर 

( सं 0 सं0 - ए0/ नोट-68/ 2000 / 3800 / 90 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 

18 सितम्बर 2009 
एस0 ओ 0 226 - एस 0 ओ0 225 दिनांक 14 अक्तूबर 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड -3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 

( सं 0 सं 0 - ए0/ नोट -68/ 2000/ 3800 / जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


6 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


The 18th September 2009 
S.O. 225 , dated 14th October 2009 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2) of 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Prabhu Nath Tiwari 
and whose detail according to Notary Register , is given below the Notary appointed under section - 3 of 
the Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) and sub -rule (4 ) of Rule -8 of the Notaries Rules , 1956 by the State 
Government in Law Department Notification no . 1589J, dated 23rd May 2003 to practice as notary again 
for the next five years from 23rd May 2008 . 
Name of Notary Residential/ Date of which the Qualification Area in Remarks 
Professional name of Notary 

which 
address has been entered 

Notary to 
in the Register 

practice . 
2 3 

4 

5 

6 


1 


23.5.03 


Buxar Distt. 


Sri Prabhu Nath 
Tiwari 


Advocate , Buxar , 
Civil Court 


B.A. 
B.L. 


( File no .- A/ Not- 68 / 2000 / 3800/ J ) 

By order of the Governor of Bihar, 
RAJEDRA KUMAR MISHRA , Secretary . 


18 सितम्बर 2009 
एस0 ओ0 227 , दिनांक 14 अक्तूबर 2009 -नोटरीज एक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 ( 53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -4741 जे0 , दिनांक 24 नवम्बर 
2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री कैलाश विश्वास , जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है , 
जो दिनांक 24 नवम्बर 2008 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए 
प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक 

आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी अर्हता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित 

करने के लिए प्राधिकृत 
होने की तिथि 

किया गया है 


के नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


24.11.03 


सहरसा जिला 


श्री कैलाश 
विश्वास 


अधिवक्ता नोटरी , 
व्यवहार न्यायालय, 


बी 0 ए0 
एल 0 एल 0 बी 0 


सहरसा 


( सं 0 सं 0 - ए0/ नोट -27/ 2001 /3801/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 

18 सितम्बर 2009 
एस 0 ओ0 228 - एस0 ओ0 227 दिनांक 14 अक्तूबर 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड -3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0- ए0/ नोट -27/ 2001 / 3801 / जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


7 


The 18th September 2009 
S.O. 227 , dated 14th October 2009 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2) of 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Kailash Biswas and 
whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section - 3 of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub - rule (4 ) of Rule -8 of the Notaries Rules , 1956 by the State 
Government in Law Department Notification no . 4741J, dated 24th November 2003 to practice as notary 
again for the next five years from 24th November 2008 . 
Name of Residential 

Date of which Qualification Area in Remarks 
Notary Professional the name of 

which 
address Notary has been 

Notary to 
entered in the 

practice . 

Register 
1 2 

3 

4 

5 

6 


24.11.03 


Saharsa Distt . 


Sri Kailash 
Biswas 


Advocate , Notari , 
Civil Court, Saharsa 


B.A. 
L.L.B. 


( File no .- A/ Not- 27/ 2001 / 3801J ) 

By order of the Governor of Bihar , 
RAJEDRA KUMAR MISHRA , Secretary . 


18 सितम्बर 2009 

के द्वारा प्रदत्त 
एस 0 ओ0 229 , दिनांक 14 अक्तूबर 2009 नोटरीज एक्ट, 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5(2 ) 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1153 जे0, दिनांक 21 मार्च 1994 

जो 
के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री अनन्त कुमार राय जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, 
दिनांक 21 मार्च 2005 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत 
करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक 

आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी अर्हता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित 

करने के लिए प्राधिकृत 
होने की तिथि 

किया गया है 


के नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री अनन्त कुमार 


21.03.1994 


रोसड़ा अनुमंडल 


अधिवक्ता, रोसड़ा , 
अनुमंडल न्यायालय , 
रोसड़ा 


बी 0 ए 0 
बी 0 एल 0 


राय 


( सं 0 सं 0 - ए0 / नोट0-102 / 92/ 3802 / जे 0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


18 सितम्बर 2009 
एस0 ओ 0 230 - एस0 ओ0 229 दिनांक 14 अक्तूबर 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं0 - ए0/ नोट -102/ 92/ 3802/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव । 


8 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


The 18th September 2009 
S.O. 229, dated 14th October 2009 — In exercise of the powers conferred by section - 5 (2 ) of 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Anant Kumar Roy 
and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section - 3 of 
the Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) and sub -rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification no . 1153 ), dated 21st March 1994 to practice as notary 
again for the next five years from 21st March 2005 . 
Name of 

Residential/ Date of which the Qualification Area in Remarks 
Notary Professional name of Notary 

which 
address has been entered 

Notary to 
in the Register 

practice. 
2 

3 

4 

5 

6 


1 


21.03.1994 


Sri Anant 
Kumar Roy 


Advocate, Rosra, 
Subdivisional 
Court, Rosra 


B.A 
B.L. 


Rosra 
Subdivision 


( File no. - A/ Not- 102/ 92/ 3802/J ) 

By order of the Governor of Bihar, 
RAJEDRA KUMAR MISHRA , Secretary. 


18 सितम्बर 2009 
एस0 ओ0 231, दिनांक 14 अक्तूबर 2009 - नोटरीज एक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स, 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -5380 जे0, दिनांक 17 दिसम्बर 
1992 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री शिव शंकर यादव , जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है , 
जो दिनांक 17 दिसम्बर 2006 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए 
प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक 

आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी अर्हता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित होने 

करने के लिए प्राधिकृत 
की तिथि 

किया गया है 


के नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


बक्सर 


श्री शिव शंकर अधिवक्ता नोटरी , 17.12.92 

बी ० ए ० 
यादव सिविल कोर्ट , बक्सर 

बी ० एल 

( सं0 सं 0 - ए0/ नोट -72 /91 / 3803 / जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव । 

18 सितम्बर 2009 
एस 0 ओ0 232 - एस 0 ओ0 231 दिनांक 14 अक्तूबर 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 

( सं 0 सं0 - ए0/ नोट -72/91/3803/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


9 


The 18th September 2009 
S.O. 231 , dated 14th October 2009 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2) of 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shiv Shanker Yadav 
and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section - 3 of 
the Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) and sub -rule (4 ) of Rule -8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification no. 5380J , dated 17th December 1992 to practice as notary 
again for the next five years from 17th December 2006 . 
Name of Notary 

Residential/ Date of which the Qualification Area in Remarks 
Professional name of Notary 

which 
address has been entered 

Notary to 
in the Register 

practice. 
2 

3 

4 

5 

6 


17.12.92 


B.A. 


Buxar 


Sri Shiv Shanker | Advocate, Notary , 
Yadav 

Civil Court, Buxar 


B.L. 


( File no. - A/ Not -72/ 91 / 3803/ J ) 
By order of the Governor of Bihar, 
RAJEDRA KUMAR MISHRA , Secretary. 


18 सितम्बर 2009 
एस0 ओ0 233, दिनांक 14 अक्तूबर 2009 — नोटरीज एक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3900 जे0 , दिनांक 27 अगस्त 
2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री मोहन प्रसाद सिंह जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है , 
जो दिनांक 27 अगस्त 2009 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए 
प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक आवासीय एवं 

लेख्य प्रमाणक 

अर्हता जिस क्षेत्र में अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता पंजी में नाम 

व्यवसाय करने के 
अंकित होने की 

लिए प्राधिकृत किया 
तिथि 


के नाम 


गया है 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


27.08.04 


जमुई जिला 


श्री मोहन प्रसाद 
सिंह 


कृष्ण पालटी , जमुई, 
व्यवहार न्यायालय, जमुई 


बी 0 ए 0 
बी ० ल 


( सं0 सं 0 - ए0 / नोट -73/ 2000 / 3805 / जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव । 


18 सितम्बर 2009 
एस0 ओ0 234 - एस 0 ओ0 233 दिनांक 14 अक्तूबर 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 

( सं 0 सं0 - ए0/ नोट -73 / 2000/ 3805/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


10 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


The 18th September 2009 
S.O. 233 , dated 14th October 2009 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2) of 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Mohan Prasad Singh 
and whose detail according to Notary Register , is given below the Notary appointed under section -3 of 
the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and sub -rule ( 4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification no . 3900J, dated 27th August 2004 to practice as notary 
again for the next five years from 27th August 2009. 
Name of Residential 

Date of which Qualification Area in Remarks 
Notary Professional the name of 

which 
address Notary has been 

Notary to 
entered in the 

practice . 
Register 
2 

3 

4 

5 

6 


1 


Jamui Distt. 


Sri Mohan 
Prasad Singh 


Krishna Palti, Jamui, 27.08.04 
Civil Court, Jamui 


B.A. 
B.L. 


( File no. - A/ Not - 73/ 2000 / 3805/ J ) 

By order of theGovernor of Bihar, 
RAJEDRA KUMAR MISHRA , Secretary. 


18 सितम्बर 2009 

के द्वारा प्रदत्त 
एस 0 ओ0 235 , दिनांक 14 अक्तूबर 2009 — नोटरीज एक्ट , 1952(53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -1545 जे0 , दिनांक 20 मई 2003 

जो 
के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री श्याम देव ठाकुर जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, 
दिनांक 20 मई 2008 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत 
करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक आवासीय एवं व्यवसायिक 

लेख्य प्रमाणक 

अर्हता जिस क्षेत्र में अभ्युक्ति 
पंजी में नाम 

व्यवसाय करने के 
अंकित होने 

लिए प्राधिकृत 
की तिथि 

किया गया है 


के नाम 


पता 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


20.05.2003 


श्री श्याम देव मु ० नहेरू कोलोनी, बाँका , 

बी ० कॉम० बाँका जिला 
ठाकुर जिला - बाँका , सिविल कोर्ट , 

एल 0 एल 0 बी 0 
बाँका 

( सं 0 सं 0- ए0/ नोट ( एस) -3 / 01 /3806 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव । 

18 सितम्बर 2009 
एस 0 ओ0 236 - एस 0 ओ0 235 दिनांक 14 अक्तूबर 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 

( सं 0 सं0 - ए0/ नोट ( एस ) -3/ 01/ 3806/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


11 


The 18th September 2009 
S.O. 235 , dated 14th October 2009 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2) of 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shyam Deo Thakur 
and whose detail according to Notary Register , is given below the Notary appointed under section - 3 of 
the Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) and sub -rule (4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification no. 1545J , dated 20th May 2003 to practice as notary again 
for the next five years from 25th May 2008 . 
Name of 

Residential/ Date of which the Qualification Area in Remarks 
Notary Professional name of Notary 

which 
address has been entered 

Notary to 
in the Register 

practice. 
2 

3 

4 

5 

6 


1 


20.5.03 


Banka Distt . 


Sri Shyam Deo 
Thakur 


Mohall- Nehru 
Coloney , Banka, 
Civil Court, Banka 


B.Com 
L.L.B. 


( File no .- A/ Not( s ) -3 /01/ 3806 / J) 

By order of the Governor of Bihar, 
RAJEDRA KUMAR MISHRA , Secretary. 


22 सितम्बर 2009 
एस0 ओ0 237, दिनांक 14 अक्तूबर 2009 - नोटरीज एक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5(2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -348 जे0 , दिनांक 23 जनवरी 
1992 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री सुरेन्द्र सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है , जो 
दिनांक 23 जनवरी 2001 से 22 जनवरी 2006 एवं 23 जनवरी 2006 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य 
प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक 

आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी अर्हता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित होने 

करने के लिए प्राधिकृत 
की तिथि 

किया गया है 


के नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री सुरेन्द्र सिंह 


23.01.1992 


बी 0 एल0 | मुंगेर जिला 


अधिवक्ता, व्यवहार 
न्यायालय , मुंगेर 


( सं 0 सं 0 -- ए0/ ए0 बी0-5 /91/ 3814/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


22 सितम्बर 2009 
एस0 ओ0 238 - एस0 ओ0 237 दिनांक 14 अक्तूबर 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 

( सं 0 सं 0 - ए0/ ए0 बी0-5 /91/ 3814/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


12 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


The 22nd September 2009 
S.O. 237 , dated 14th October 2009 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Surendra Singh and 
whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section -3 of the 
Notaries Act , 1952 ( 53 of 1952 ) and sub - rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules , 1956 by the State 
Government in Law Department Notification no . 348J, dated 23rd January 1992 to practice as notary 23rd 
January 2001 to 22nd January 2006 and again for the next five years from 23rd January 2006 
Name of Notary 

Residential/ Date of which the Qualification Area in Remarks 
Professional name of Notary 

which 
address has been entered 

Notary to 
in the Register 

practice. 
2 

3 

4 

5 

6 


23.01.1992 


Shri Surendra 
Singh 


Advocate Civil 
Court. Munger 


B.L. 

Munger, 

District 
( File no. - A/ AB- 5 /91/ 3814/ J ) 
By order of the Governor of Bihar, 
RAJEDRA KUMAR MISHRA , Secretary. 


22 सितम्बर 2009 
एस0 ओ0 239 , दिनांक 14 अक्तूबर 2009 — नोटरीज एक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज एक्ट, 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -3796 जे0 , दिनांक 23 अगस्त 
2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री शिव पार्वती चरण , जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है , 
जो दिनांक 23 अगस्त 2009 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए 
प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक 

आवासीय एवं व्यवसायिक लेख्य प्रमाणक पंजी अर्हता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
पता में नाम अंकित होने 

करने के लिए 
की तिथि 

प्राधिकृत किया गया है 


के नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


23.08.04 


समस्तीपुर जिला 


श्री शिव पार्वती मु ० - काशीपुर , वार्ड नं0-9 , 
चरण 

समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय , 
समस्तीपुर 


बी 0 ए0 
बी 0 एल 0 


( सं 0 सं0 - ए0/ नोट -19/ 02/ 3815/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव । 


22 सितम्बर 2009 
एस0 ओ0 240 - एस 0 ओ0 239 दिनांक 14 अक्तूबर 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं0 - ए0 / नोट -19 /02/ 3815 / जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


13 


The 22nd September 2009 
S.O. 239 , dated 14th October 2009 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shiv Parvati Charan 
and whose detail according to Notary Register , is given below the Notary appointed under section - 3 of 
the Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) and sub - rule ( 4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification no . 3796J , dated 23rd August 2004 to practice as notary 
again for the next five years from 23rd August 2009 
Name of 

Residential/ Date of which the Qualification Area in Remarks 
Notary Professional name of Notary 

which Notary 
address has been entered 

to practice . 
in the Register 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


B.A. 
B.L. 


Samastipur, 
District 


Sri Shiv Parvati Mohalla -Kashipur, 23.08.2004 
Charan 

ward no - 9 , 
samastipur civil 
court, Samastipur 


( File no .- A/ Not- 19 / 02/ 3815 / J ) 
By order of the Governor of Bihar , 
RAJEDRA KUMAR MISHRA, Secretary. 


गृह (विशेष) विभाग 


अधिसूचना 

30 सितम्बर 2009 
सं ० स्टे 0 / झा 0 / वि0-79 / 2008-7724 — कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, ( कार्मिक एवं प्रशिक्षण 
विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या -14 / 279 / 2002 एस 0 आर0 (एस ०), दिनांक 15 सितम्बर 2004 की 
कंडिका -2 में दिये गये दिशा -निदेश तथा उत्तरवर्ती झारखंड एवं बिहार सरकार की सहमति के आलोक में बिहार पुनर्गठन 
अधिनियम -2000 की घारा -72 की उप - धारा (2 ) के अर्न्तगत केन्द्रीय सरकार द्वारा अंतिम रूप से आवंटित सहकारिता 
विभाग के निम्नांकित कर्मियों की आपसी सहमति के आधार पर पारस्परिक स्थानान्तरण निम्न रूप में किया जाता है: 
क्र ० सं ० पदाधिकारी / कर्मचारी का नाम 

जन्म तिथि अंतिम आवंटन केन्द्र सरकार द्वारा 

पारस्परिक 
एवं पदनाम 

संबंधित केन्द्र अंतिम रूप से स्थानान्तरण के 
सरकार का आदेश आवंटित राज्य 

आधार पर 
संख्या एवं तिथि 

स्थानान्तरित राज्य 


1 


3 


5 


6 


1 


22.1.1954 


झारखंड 


बिहार 


2 
श्री नित्यानन्द दास सहायक 
निबंधक, सहयोग समितियाँ 
श्री राम 

नाथ प्रसाद 
सहायक निबंधक सहयोग 
समितियाँ 


4 
18( झा ) / 2005 
दिनांक 7.4.2005 
18(वि ) / 2005 
दिनांक 7.4.2005 


2 


दास, 


9.1.1964 


बिहार 


झारखंड 


2. पारस्परिक स्थानान्तरण में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची के पत्रांक 2092, 
दिनांक 1 जुलाई 2005 सहकारिता विभाग, झारखंड के पत्र संख्या 330 , दिनांक 2 मार्च 2006 एवं सहकारिता विभाग , बिहार , 
पटना के पत्र संख्या 3637 , दिनांक 27 दिसम्बर 2005 के द्वारा दोनो राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त है । पारस्परिक 
स्थानान्तरण में यात्रा भता देय नहीं होगा तथा गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 277 , दिनांक 3 फरवरी 2009 के 
आलोक में वरीयता निर्धारण होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 
भगत चौधरी, उप – सचिव । 


14 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 

( उत्पाद एवं मद्य निषेध ) 


अधिसूचना 
30 सितम्बर 2009 


सं 0 1 / ए4-10-8 / 07-3668 — श्री उदय प्रकाश सिंह, सहायक आयुक्त उत्पाद को 12000-16500 / -रू 0 के 
अपुनरीक्षित वेतनमान में उपायुक्त उत्पाद के पद पर अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी जाती है । 
प्रोन्नति का आर्थिक लाभ पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगा । 


सं 0 1 / ए4-10-8 / 07-3668 — श्री नवीन कुमार मिश्र, सहायक आयुक्त उत्पाद को 12000-16500 / -रू 0 के 
अपुनरीक्षित वेतनमान में उपायुक्त उत्पाद के पद पर अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी जाती है । 
प्रोन्नति का आर्थिक लाभ पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगा । 


सं 0 1 / ए4-10-8 / 07-3668 श्री सत्येन्द्र कुमार सिन्हा , सहायक आयुक्त उत्पाद को 12000-16500 / -रू0 के 
अपुनरीक्षित वेतनमान में उपायुक्त उत्पाद के पद पर अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी जाती है । 
प्रोन्नति का आर्थिक लाभ पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगा । 


सं 0 1 / ए4-10-8 / 07-3668— श्री केदार प्रसाद, सहायक आयुक्त उत्पाद को 12000-16500 / -रू 0 के 
अपुनरीक्षित वेतनमान में उपायुक्त उत्पाद के पद पर अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी जाती है । 
प्रोन्नति का आर्थिक लाभ पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अर्जुन प्रसाद, संयुक्त सचिव । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 


1 अक्तूबर 2009 


सं ० 6 / अ0-03-28 / 2001-3898 / वा 0 क 0 — श्री संतोष कुमार सिन्हा , वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त (प्रभारी), समस्तीपुर अंचल , समस्तीपुर को दिनांक 5 अक्तूबर 2009 से 22 अक्तूबर 2009 तक 
उपार्जित अवकाश, मुख्यालय से बाहर रहकर उपभोग करने की अनुमति दी जाती है । 


2. श्री सिन्हा की अवकाश अवधि के लिए समस्तीपुर अंचल , समस्तीपुर में पदस्थापित वरीयतम 
पदाधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र झा , वाणिज्य कर सहायक आयुक्त को वाणिज्य कर सहायक आयुक्त 
( प्रभारी), समस्तीपुर अंचल, समस्तीपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


लाल बाबू गुप्ता, अवर सचिव । 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


15 


ग्रामीण विकास विभाग 


। 


अधिसूचना 

6 अक्तूबर 2009 
सं 0 ग्रा 0 वि 0 1- स्था 0 ( रा 0 प 0/विविध ) -03/ 2007-8994 – मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना के पत्र 
सं0-5541358, दिनांक 12 अगस्त 2009 के आलोक में माननीय सांसद/विधायक /मंत्री/विधान पार्षद/ अन्य गणमान्य 
व्यक्तियों से प्राप्त पत्र/पत्रों पर यथोचित कार्रवाई करने हेतु श्री अजय कुमार सिन्हा, उप सचिव , ग्रामीण विकास 
विभाग , पटना को अपने अन्य कार्यों के अतिरिक्त इस विभाग का नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता 

2. वे गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त पत्र में उल्लिखित बातों को छान - बीन कर/ कराकर सक्षम प्राधिकार का आदेश 
प्राप्त कर समुचित निर्णय लेते हुए उसकी सूचना/ उत्तर सामाग्री संबंधित महानुभावों को यथाशीध्र भेजेंगे तथा उसकी 
सूचना मुख्य मंत्री सचिवालय को भी उपलब्ध करायेंगे । 

3. यह कार्य प्रशाखा-1 से संपादित होगा । 
4. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह०) अस्पष्ट , प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 30-571 + 60 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


16 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


17 


भाग-2 


बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


समाज कलयाण विभाग 


अधिसूचना 
23 सितम्बर 2009 


सं ० 10 / बाल विवाह -05 / 98-1698 — कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग , बिहार, पटना के अधिसूचना 
संख्या -6137, दिनांक 13 जून 2007 एवं 8384 दिनांक 14 अगस्त 2007 द्वारा राज्य के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को 
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 16(1) के अन्तर्गत संबंधित अनुमंडल क्षेत्र के लिए बाल विवाह निषेध 
पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है । 

2. उक्त आदेश के क्रम में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी बाल विवाह निषेध अधिनियम , 2006 की धारा 
16(2) के अन्तर्गत बाल विवाह निषेध पदाधिकारी को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता देने के लिए अधिसूचित किया 
जाता है । 
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी माना जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राम लखन रविदास, संयुक्त सचिव । 


सं 0 4 पी 0 (4) 18 / 08 - प 0 पा0-3563 
पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना । 


संकल्प 


1 अक्तूबर 2009 
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए पशुपालन प्रक्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों पर तकनीकी परामर्श देने हेतु एक 
तकनीकी समिति का गठन किया जाता है । इस समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य निम्न प्रकार होगें : 

1 . डा 0 दुर्गा राम, क्षेत्रीय निदेशक, 
पशुपालन केन्द्रीय क्षेत्र , पटना 

अध्यक्ष 
2 . डा ० पल्लव शेखर, " सहायक प्राध्यापक " 
डिपार्टमेन्ट ऑफ मेडिसीन, बिहार , 

पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना 

सदस्य 
डा 0 एस0 सामन्तारे, युनिवर्सिटी प्रोफेशर तथा एच 0 ओ0 डी 0, 
पारा साईयेलॉजी, बिहार , पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना 

सदस्य 
डा 0 साधुशरण प्रसाद, पशु शल्य चिकित्सक , 
अनुमंडलीय पशु चिकित्सालय, हाजीपुर 

सदस्य 
5 . डा 0 राम कुमार पाण्डेय , 
भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, हरनौत ( नालन्दा) । 

सदस्य 


3 . 


4 . 


18 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


6 . 


सदस्य 


डा 0 अवनिन्द्र कुमार शाह, 

जिला पशुपालन पदाधिकारी, समस्तीपुर 
7 . डा 0 के 0 पी 0 मल्लिक , भूतपूर्व प्रधान वैज्ञानिक , 

यूनिवर्सिटी प्रोफेशर कम इनचार्ज, पोली क्लीनिक आई0 भी 0 आर0 आई0, 
इज्जतनगर ( यू० पी ०) । 

सदस्य । 
समिति का कार्य एवं दायित्व : 
1. पशु बिमारियों का आकलन कर पशु दवा, टीकौषधियों, उपकरण आदि पर विभाग को परामर्श देना । 
2. पशु दवा, टीकौषधियों, उपकरण आदि की सूची प्राथमिकता के आधार पर दिया जाना ताकि प्राथमिकता के आधार पर 

उनकी उपलब्धता पर निर्णयलिया जा सके । 
3. पशु टीकाकरण कार्यक्रम पर वार्षिक कैलेण्डर का निर्धारण । 
4. उपर्युक्त सामनों का निर्धारण में उनके फारमेकोलिजकल नाम की अनुशंसा की जाएगी न कि उनके ट्रेड नाम का । 
5. समय समय पर विभाग की आवश्यकतानुसार परामर्शदिया जाना । 

सेवा निवृत्त सदस्य को लाने ले जाने की जवावदेही समिति के अध्यक्ष की होगी । कार्यरत पदाधिकारियों के लिए यात्रा 
भत्ता आदि उनके सामान्य स्थापना से नियमानुसार देय होगी । 
आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक 
सौ प्रतियां विभाग को उपलब्ध करायी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
एन0 सरवण कुमार, निदेशक । 


- 


पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना । 


आदेश 


13 जून 2008 
सं ० 2841 — जिला पदाधिकारी - सह - अध्यक्ष जिला अनुकम्पा समिति पूर्णियाँ के ज्ञापांक 719 / स्था ०, दिनांक 29 मार्च2006 
की अनुशंसा एवं उक्त अनुशंसा की संपुष्टि पत्रांक 2330, दिनांक 26 नवम्बर 2006 के आलोक में श्री / श्रीमती अशोक कुमार शर्मा, पुत्र 
स्व0 राजेन्द्र शर्मा का वर्तमान पता मो0- रौटाश्रीपुर, पो0- रौटा, भाया- बैसी, जिला- पूर्णियाँ, पिन -854315 को वर्ग -4 ( चार) के पद 
पर वेतनमान रू 0 2550-55-3200 में नियुक्त कर क्षेत्रीय निदेशक , पशुपालन, पूर्णियाँ प्रमण्डल, के अन्तर्गत पदस्थापित किया जाता 
है । 

2. इनकी जन्म तिथि 5 फरवरी 1983 (पाँच फरवरी उन्नीस सौ तेरासी ) 
3. यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी है और किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है । 
4. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । 
5. योगदान के समय किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

6. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण पोषण 
का पूर्व उत्तरदायित्व उन पर होगी । इसकी अवहेलना करने पर उनके वेतन से एक पर्याप्त अंश काटकर प्रतिमाह मृत सरकारी सेवक 
के आश्रित को दिया जायेगा एवं उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी अर्थात कारण पृच्छा कर उनकी सेवा समाप्त कर दी 


। 


जायेगी । 


7. यदि बाद में यह पाया गया कि नियुक्त कर्मचारी के गलत तथ्य अथवा कागजात के आधार पर नियुक्ति पायी है तो किसी 
भी समय एक सूचना देकर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी । 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


19 


- 


8. योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी प्रथम दृष्टया नियुक्ति पत्र से खुद संतुष्ट हो जाने पर कर्मचारियों का योगदान 3 
(तीन) माह के लिए औपबंधिक रूप से स्वीकार करेंगे और नियुक्ति कर्ता पदाधिकारी से नियुक्ति पत्र की संपुष्टि करा लेंगे । यदि 3 माह 
के अन्दर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नव नियुक्त कर्मचारी की वेतन निकासी तब तक नहीं की जायेगी जब तक की 
नियुक्ति की संपुष्टि नहीं हो जाती है । 

( ह ० ) अस्पष्ट , 
निदेशक । 


पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना । 


आदेश 


11 अगस्त 2008 


सं 0 3876 — जिला पदाधिकारी - सह - अध्यक्ष जिला अनुकम्पा समिति पूर्णियाँ के ज्ञापांक 115 / स्था ०, दिनांक 23 जनवरी 
2008 की अनुशंसा एवं उक्त उनुशंसा की संपुष्टि पत्रांक 690 / स्था , दिनांक 26 मई 2008 के आलोक में श्री / श्रीमती अमित कुमार, 
पुत्र स्व 0 गणेश कामति का वर्तमान पता मो 0 – आर्दशनगर, बाड़ीहाट, थाना - के 0 हाट , पोस्ट - पूर्णियाँ, जिला - पूर्णियाँ को वर्ग 04 
( चार ) के पद पर वेतनमान रू 0 2550-55–3200 में नियुक्त कर क्षेत्रीय निदेशक , पशुपालन पूर्णियाँ प्रमण्डल , पूर्णियाँ के अन्तर्गत 
पदस्थापित किया जाता है । 

2. इनकी जन्म तिथि 18 मार्च 1988 ( अठारह मार्च उन्नीस सौ अठासी ) 
3. यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी है औरकिसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है । 
4. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । 
5. योगदान के समय किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

6. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण पोषण 
का पूर्व उत्तरदायित्व उन पर होगी । इसकी अवहेलना करने पर उनके वेतन से एक पर्याप्त अंश काटकर प्रतिमाह मृत सरकारी सेवक 
के आश्रित को दिया जायेगा एवं उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी अर्थात कारण पृच्छा कर उनकी सेवा समाप्त कर दी 
जायेगी । 

7. यदि बाद में यह पाया गया कि नियुक्त कर्मचारी के गलत तथ्य अथवा कागजात के आधार पर नियुक्ति पायी है तो किसी 
भी समय एक सूचना देकर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी । 

8. योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी प्रथम दृष्टया नियुक्ति पत्र से खुद संतुष्ट हो जाने पर कर्मचारियों का योगदान 3 
( तीन) माह के लिए औपबंधिक रूप से स्वीकार करेंगे और नियुक्ति कर्ता पदाधिकारी से नियुक्ति पत्र की संपुष्टि करा लेंगे । यदि 3 माह 
के अन्दर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नव नियुक्त कर्मचारी की वेतन निकासी तब तक नहीं की जायेगी जब तक की 
नियुक्ति की संपुष्टि नहीं हो जाती है । 

( ह ०) अस्पष्ट, 
निदेशक । 


- 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 30-571 + 1010 - डी टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


20 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


21 


भाग-9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


प्रबन्धक का कार्यालय 
राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला बिहार, पटना 3 


- 


निविदा 

सूचना 
सं ० 239 - क्रय समिति, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला, बिहार, पटना द्वारा लिए गये निर्णय के 
आलोक में पुनः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला बिहार, पटना 
के लिए वित्तीय वर्ष 2008-09 में कच्ची एवं काष्ट औषधियों वर्दी एवं स्टेशनरी तथा फर्निचर सामानों के क्रय हेतु मुहरबंद 
निविदा 

इच्छुक वितरक एवं आपूर्तिकर्ताओं से निविदा प्रकाशन की तिथि से 08 ( आठ ) वें दिन अपराहण 5 बजे तक निबंधित 
डाक द्वारा आमंत्रित की जाती है । अगर निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि को अवकाश होगी तो अगले दिन कार्य दिवस होगा । 
निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । निविदायें तकनीकी एवं वित्तीय अलग अलग 
मुहरबंद कर दोनों निविदाओं को एक बड़े लिफाफे में मुहरबंद के पश्चात ही निबंधित डाक द्वारा स्वीकार की जायेगी और 
तकनीकी निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी । कच्ची एवं काष्ट औषधियो की निविदा हेतु 
प्लास्टीक थैलियों में बंद असली नमूना डाक द्वारा स्वीकार की जायेगी जिसके साथ दिये जाने वाले नमूनों की सूची रहना 
आवश्यक है । प्लास्टीक थैलियों में बन्द असली नमूना भी निर्धारित अवधि तक प्राप्त हो जाना आवश्यक है । निविदा के साथ 
निविदा दाताओं को अग्रधन के रूप में 3000 / -तीन हजार रूपये का नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट / पोस्टल सेविंग्स 
एकाउण्टस / बैंक ड्राफ्ट प्रबन्धक , राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला, बिहार, पटना के पदनाम से प्लेज कर 
संलग्न करना आवश्यक होगा । 

निविदा की निम्नलिखित शर्ते होंगी : 
( 1) फर्म को बिहार राज्य का बिक्री कर का निबंघन का प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं अद्यतन बिक्री कर 

का स्वच्छता प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना होगा । 
(2) अग्रधन की राशि प्रबंधक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला, बिहार, पटना के पदनाम 

से प्लेज कर संलग्न करना होगा । 
(3 ) अग्रधन का राशि निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद का निर्गत होना चाहिए । 
( 4) लघु उद्योग में निबंधित इकाई को स्थाई निबंधन एवं अद्यतन कार्यरत होने का प्रमाण पत्र उद्योग विभाग 

से प्राप्त कर देना होगा । 
(5 ) निविदा की सभी शर्ते मान्य है । इस आशय का एक घोषणा - पत्र निविदादाता को देना होगा । अन्यथा 

निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा । 
( 6) निविदा दो प्रकार की होगी 
( क ) तकनीकी निविदा–जिसमें सभी प्रकार के निविदा से संबंधित कागजात मुहरबंद होगें । इस निविदा में अन्य 

कागजातों के अलावा जिस सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा दे रहे है उनका सूची संलग्न करना भी अनिवार्य होगा । 
जिसकी निविदा मे सूची नहीं होगी उसपर विचार नहीं किया जायेगा तथा बिक्री कर विभाग द्वारा जिस सामग्री 

की आपूर्ति करने हेतु निबंधित है उसकी भी प्रति संलग्न करना आवश्यक है । 
( ख ) वित्तीय निविदा -जिसमें अंकित सामानों का शर्त के अनुसार दर होगा और दोनों लिफाफा अलग - अलग 

मुहरबन्द तथा दोनों एक बड़े लिफाफा में बन्द के पश्चात निबंधित होगा । जिसपर विविध वित्तीय निविदा एवं 
दूसरे पर विविध तकनीकी निविदा के साथ साथ निविदा का विषय लिखा रहना आवश्यक होगा और लिफाफे 

पर निविदा दाता का नाम, पूरा पता दूरभाष संख्या के साथ अंकित करना होगा । 
(7) आपूर्ति कर्ताओं को सामानों की आपूर्ति , औषध निर्माणशाला भवन तक अपने खर्च पर करना होगा । 
(8) स्वीकृत निविदा दाता को पूरे वित्तीय वर्ष 2009-10 तक आदेशानुसार सामानों की आपूर्ति निर्धारित तिथि के अन्दर 

करनी होगी । ऐसा नहीं होने पर संबंधित प्रतिष्ठान का अग्रधन जब्त कर लिया जायेगा एवं उन्हें काली सूची में डाल 

दी जायेगी 
(9) सरकार के आदेशानुसार टैक्स की कटौती आपूर्तिकर्ता के विपत्र से कर ली जायेगी और उसे चालान द्वारा सरकारी 

खजाने में जमा कर दी जायेगी । 


22 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


(10) सामान संतोषजनक पाये जाने पर ही स्वीकार होगा अन्यथा आपूर्तिकर्ता को स्वयं के खर्च पर वापस ले जाना होगा । 
(11) निविदा को आंशिक एवं पूर्ण रूप से रद्द करने का अधिकार प्रबन्धक , राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध 

निर्माणशाला, बिहार , पटना को सुरक्षित होगा । 
(12) किसी भी वाद का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा । 
(13) इच्छूक निविदादाता को सामान की सूची कार्यालय में आवेदन पत्र देकर प्राप्त करना होगा । 
( 14) सामानो का दर , टैक्स सहित एवं टैक्स रहित मूल्य स्पष्ट रूप से लिखा रहना चाहिए । 
(15) निविदा कमप्यूटराईज / टंकित होना आवश्यक है । किसी भी प्रकार का कटींग या ओभरराईटींग मान्य नहीं होगा । 
( 16) निविदा में अंकित कच्ची औषध द्रव्यों का नाम सूची में अंकित क्रमानुसार ही हिन्दी में अंकित करना 

अनिवार्य होगा । साथ ही एक औषध द्रव्यों का एक ही नाम में अंकित रहना चाहिए अन्यथा उस औषध 

द्रव्य का दर अमान्य कर दिया जायेगा । 
(17) यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी का निविदा कार्यालय को निर्धारित तिथि एवं समय के बाद 

प्राप्त होता है तो वैसी स्थिति में निविदा अस्वीकृत समझी जायेगी एवं इसके लिए कार्यालय कतई 

जिम्मेवार नहीं होगा 
(18) निविदा के साथ उनके मेक आदि का वर्णन तथा सामग्रियों का मुहरबंद नमूना रहना चाहिए जिन 

सामग्रियों का नमूना नहीं दिया जा सकता उसके मेक का वर्णन अवश्य रहना चाहिए । 
( 19) क्रय समिति किसी कच्चि एवं काष्ट औषधियों या सामग्री का दर उसकी गुणवता को ध्यान में रखकर 

अनुमोदित कर सकती है । 

विशेष जानकारी कार्यालय / सूचनापट / वेवसाईट डब्लू डब्लू डब्लू पी आर डी बिहार ओ आर जी पर 
देखा जा सकता है । 
स्थान - पटना 

डा ० विश्वनाथ राय , 
दिनांक -24 सितम्बर 2009 

प्रबन्धक । 
राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला, बिहार , पटना द्वारा औषध निर्माण कार्य में उपयोग होनेवाले 
औषध द्रव्यों की सूची : 
क्र ० कच्ची औषध द्रव्यों का नाम क्र ० कच्ची औषध द्रव्यों का नाम | क्र ० 

कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


1 


2 


1 


2 


1 


2 


1 


अकरकरा 


14 


अशोक छाल 


27 


आवला कच्चा 


2 


अकीक 


15 


अश्वगंध 


28 


आमा हल्दी 


3 


अकाकीया 


16 


अष्टवर्ग पृथक - पृथक 


29 


आदी 


4 


अगर बुरादा 


17 


अजवाईन 


30 


इन्द्रजव तल्ख 


5 


अर्जुन छाल 


18 


अजवाईन खुरासानी 


31 


इन्द्रजव सीरी 


6 


अजमोदा 


19 


अजवाईन सत्व 


32 


इष्पन्द 


7 


अतीस 


20 


अपामार्ग छार 


33 


इन्दायण जड़ 


8 


अतीस सीरी 


21 


अफसीनतीन विलायती 


34 


इलायची छोटी 


9 


अन्नतुल काला 


22 


अफसीनतीन रूनी 


35 


इलायची बड़ी 


10 


अनन्तमुल सफेद 


23 


अनीसुन 


36 


इलायची तैल 


11 


अनारदाना खट्टा 


24 


अवरेसन खान 


37 


इसरौल 


12 


अमलतास 


25 


अम्बर नं 0 1 


38 


इसबगोल 


13 


अम्लवेंत 


26 


आवला सुखा बीज रहित 


39 


इसबगोल भूसी 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


23 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


1 


2 


1 


2 


1 


2 


40 


ऐठी जौठी 


64 


कालमेघ 


88 


खस 


41 


उसारेवन्त 


65 


काला नमक 


89 


गजपीपर 


42 


उसारेगाहफीस 


66 


काली जीरी 


90 


गंधक आमला सार 


43 


उस्तोखुदुस 


67 


कासीस 


91 


गंधक थेका 


44 


उनाव विलायती 


68 


किशमिश हरा 


92 


गाय घी पुराना 


45 


उष्मागर्व असली 


69 


कस्त सीरी 


93 


गुग्गुल 


46 


उदवलसां 


70 


कुन्दर 


94 


गुड़ मगही 


47 


उदरालीब 


71 


कुटकी 


95 


गुलाब जल ( अर्क गुलाब ) 


48 


कचुर कचरी 


72 


कर्थी ( कुरसैना) 


96 


गुलर छाल 


49 


कहरवा असली 


73 


कुलंजन 


97 


गड़ी गोला 


50 


कथपाखड़ा 


74 


कुठ 


98 


गेरू 


51 


कुचला 


75 


कविला ( काम्पील ) 


99 


गुलकन्द आफताबी 


52 


कहेला कहेली 


76 


कतीला 


100 गुले निलोफर 


53 


कमलफुल नीला 


77 


कवांछ बीज 


101 गुले सुपारी 


54 


करंज बीज ( तुख्म करंजवां ) 


78 


कोरैया 


102 गर्दे स्माक 


55 


कस्तुरी नेपाली 


79 


कोरैया बीज 


103 गुलारे अवरेशम 


56 


कसैली ( सुपारी) 


80 


कोरैया छाल 


104 गुले वुफा 


57 


कपुर ढेला 


81 


कलमी सोरा 


105 गुले गावजवां 


58 


कचनार छाल 


82 


कागजी नींबू 


106 गुले गाफीस 


59 


कमलगट्टा 


83 


खीरा बीज ( तुख्म ख्यारेन) 


107 गुले वानप्सा 


60 


काकड़ा श्रृंगी 


84 


खैर की छाल 


108 गुले सुर्ख न0 - 1 


61 


काकनासा 


85 


खैर की लकड़ी 


109 गुले अनार 


62 


कान्त लौह 


86 


खुरमा ( छोहारा ) 


110 गुले मुन्डी 


63 


कायफल 


87 


खैनी 


111 


गिले मखतुम 


24 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


1 


2 


1 


2 


1 


2 


112 


गिले दरसतानी 


136 


चिलगोजा 


160 


तील तैल ( रोगन तील)डिलक्स 


113 


गिले मुलतानी / मुलतानी मिट 


137 


चीनी मरीठा 


161 


तुतीया 


114 


गोखरू बीज 


138 


छरैला 


162 


तेजपत्र 


115 


गोदन्ती 


139 


जायफल 


163 तेल एरण्ड(रिफाईन्ड ) 


116 


गोमेद 


140 


जस्ता 


164 


तुख्म खरबूजा 


117 


गोरोचन 


141 


जवासा 


165 तुख्म कसुस 


118 


गोयठा 


142 


जटामासी 


166 


तुख्म हलमुन 

देशी 


119 


घृत कुमारी 


143 


जायफर 


167 


तुख्म कनीचा 


120 


घी गणेश या सुधा 


144 


जावित्री 


168 


ततुख्म खुरफा स्याह 


121 


चन्दन लाल बुरादा 


145 


जामुन बीज 


169 


तुख्म शाहतरा 


122 


चन्दन सफेद बुरादा 


146 


जीरा सफेद 


170 


तुख्म खुसखास सफेद (पोस्ता दाना) 


123 


चन्दन सफेद लकड़ी 


147 


जीरा स्याह 


171 


तुख्म बाबूना 


124 


चांदी सीक 


148 


यष्ठि मधु (असकेसूस) 


172 तुख्म कुरतुम (कुसुम बीज ) 


125 


चकवर बीज 


149 


जन्दवार सीरी 


173 


तुख्म हेना (मेंहदी बीज ) 


126 


चन्द्रसुर ( तरहतेवाक ) 


150 


जदवार मुदहरत 


174 


तुख्म गंदना 


127 


चाभ 


151 


जाफरान 


175 


ताम्बा बुरादा 


128 


चालमुंगरा 


152 


जरम बाप 


176 तुख्म इस्पात 


129 


चालमुंगरा बीज 


153 


जंगार 


177 


तुख्म 

बारीला 


130 


चीता मूल 


154 


जहर मोहरा 


178 


तुख्म करफरा असली 


131 


चिरैता तल्ख 


155 


जुन्तीयाना 


179 


तुख्म कासनी 


132 


चिरैता सीरी 


156 


जौ 


180 तुख्म काहू 


133 


चोपचीनी 


157 


तगर बुरादा 


181 


तुख्म करंजवां 


134 


चित्ती कौडी 


158 


तालिसपत्र 


182 


तुख्म बकायन 


135 


चोपगाज 


159 


तील काली 


183 


तुख्म कता ( तीसी) 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


25 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


1 


2 


1 


2 


1 


2 


184 


तुख्म तमर हिन्दी (इमली 
बीज) 


208 


दुधिया खल्ली 


232 


पांगा नमक 


185 


तुख्म सीरीश 


209 


देवदारू 


233 पीपरामूल 


186 


तुख्म गाजर 


210 


देवदाली 


234 


पीपर बड़ी 


187 


तुख्म सम्भालू 


211 


धतुरा बीज स्याह 


235 प्रियंगु फूल 


188 


तजकलमी 


212 


धनपापड़ा 


236 | पेरू 


पृष्ठ 

पर्णी 


189 


तुदरी सफेद 


213 


धनिया 


237 | पीपरामन्ट सत्व 


190 


तुदरी जर्द 


214 


धावाफूल ( गुले धावा) 


238 पुनर्नवा हरा 


191 


तुदरी सुर्ख 


215 


धुना 


239 


पुष्कर मूल 


192 


तिखुर 


216 


नारजील दरियाई 


240 पुम्बा दाना (कपास बीज ) 


193 


तुम्बुल 


217 


नखी (नाखुना ) 


241 


पोस्ता दाना 


194 


तुख्म 

सोया 


218 


नागकेशर 


242 पोस्ता बरूणी पिस्ता 


195 


तुख्म खव्वाजी 


219 


नागरमोथा 


243 पोस्ता बादाम ( बादाम छिलका) 


196 


तुख्म कुसुम 


220 


निर्मली 


244 पोस्ता कुड़ा 


197 


तरंजवीन खुरासानी 


221 


निशोथ 


245 पोस्ता खुसखास(पोस्तादाना छिलका ) 


198 


तालमखना खुर्द 


222 


नीमबीज 


246 पपीता बिलायती 


199 


तुरबुद सफेद 


223 


निलकण्ठी 


247 फिटकीरी 


200 


दशमुल द्रव्य 


224 


नीलम 


248 


फुन्दक 


201 


दशमुल पृथक - पृथक 


225 


निसास्तागंदुम 


249 | प्रसयावसां 


202 


दन्तीमूल 


226 


6 | नौसादर 


250 पियरंगा 


203 


दारूहल्दी 


227 


पन्ना 


251 


बंग 


204 


दारूहल्दी बुरादा 


228 


पदमकाठ 


252 


बरीयारा बीज 


205 


दारूनज अकरवी 


229 


परवल लती 


253 | बंसलोचन न0-1 


206 


दालचीनी असली 


230 


पलास बीज एवं जड़ की 
छाल 


254 बहेरा गोटा 


207 


दालचीनी तैल 


231 


पारद 


255 बहेरा छिलका (बीज रहित ) 


26 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


1 


2 


1 


2 


1 


2 


256 


बाकुची 


280 


बर्ग गावजवां 


304 मीर्च स्याह( गोल मीर्च) 


257 


बायविडंग 


281 


बर्ग झाउ 


305 मीर्च सफेद 


258 


बराही कद 


282 


बर्ग पुदीना खुस्ख 


306 मीठा विषकाला( वत्सनाभ ) 


259 


बिदारी कंद 


283 


बर्ग सुद्दाव खुस्ख 


307 


मुर्दाशंख 


260 


विधारा 


284 


बर्ग बबुल खुस्ख 


308 मुनक्का (दाख) 


261 


ब्राहम्णी 


285 


बर्ग हेना(मेंहदी पता) 


309 मुस्क तारामसी 


262 


बोल 


286 


बर्ग सनाय ( सनाय पत्ती) 


310 मेथी ( तुख्म हुल्वा) 


263 


बिजयसार 


287 


बेख अंजवायर 


311 मुंगा शाख 


( प्रवाल) 


264 


बहमन सुर्ख 


288 


बेख कासनी 


312 भैला लकड़ी 


265 


बहमन सफेद 


289 


बेख बादयान 


313 मैनफल 


266 


बेल सोंठ 


290 


बेख इजखर 


314 


मैनशील 


267 


बरोजाफीस 


291 


बेख जवासा 


315 मोचरस 


268 


बिसफायड़ 


292 


बेख किंजर 


316 मोतीवसरा न0-1 


269 


बोजीदाना असली 


293 


बेख करफस 


317 | मुंग मोम जर्द 


270 


बादाम कागजी 


294 


बेख बाबुना 


318 | मूंग 


271 


बादावर्द 


295 


बेख कठैला ( धमोय जड़ ) 


319 


मुसब्बर 


272 


बिदाना सीरी 


296 


भल्लातक (भेलावा ) 


320 


मुसली स्याह 


273 


बकेनुकरा (चादी तबक ) 


297 


भोजपत्र 


321 मुसली सफेद 


274 


कतिला ( सोना तबक ) 


298 


भांग बीज 


322 


मुस्तगी रूणी असली 


275 


बुरादा सीसम 


299 


भारंगी 


323 मकोय 


276 


बिरोजा ( बहरोजा) 


300 


मंडूर 


324 माईन खुर्द असली 


277 


बोरा अरमनी 


301 


मंजिष्ठ 


325 


मर्रेमक्की 


278 


बर्ग वादरंग बोथा 


302 


मंगरैला 


326 माजु सब्ज 


279 


बर्ग साहतरां 


303 


महुआ 


327 


मुसली सेमल 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


27 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


1 


2 


1 


2 


1 


2 


328 


मोदहरज 


352 


रोगन बदाम सीरी 


376 | समुद्र 


समुद्र फेन 


329 


मग्ज तुख्म कद्दुसीरी 


353 


रोगन तारपीन 


377 समुद्र सोख 


330 


मग्ज तुख्म तरबुज 


354 


रसकपुर 


378 


साम्भर नमक 


331 


मग्ज तुख्म ख्यारेन 


355 


रब्बेसुस 


379 


समुन्द्र नमक ( झीर नमक ) 


332 


मग्ज तुख्म खरबुजा 


356 


रेवन्त चीनी 


380 सेन्धा नमक ( सैन्धव लवण ) 


333 


मग्ज तुख्म बकायन 


357 


रतनजोत 


381 


सुगन्धवाला ( असरूण) 


334 


मग्ज अमलतास 


358 


लहसुन 


382 सुरमा काली 


335 


मग्ज पुम्बादाना 


359 


लाही 


383 | सुरमा 


सफेद 


336 


मुरब्बा हरे 


360 


लौंग 


384 


सोंठ 


337 


मरब्बा बेही 


361 


लौंग तैल 


385 सोमलता 


338 


मुरब्बा जंजवीर 


362 


लोध्र की छाल 


386 सुहागा सोनारी 


339 


मुस्ख्तुसालिब 


363 


लकड़ी जलावन 


387 | सोना पाठा 


340 


मिश्री ढेला 


364 


लोहवान कोडिया असली 


388 / सोना माक्षी 


341 


यवाखार 


365 


लक्के 

मगसुल 


389 


सोडा 


342 


यशद 


366 


ख्या बीस 


390 सपीस्तां 


343 


रसवत 


367 


सक्कर तिगाल 


391 


संगजराहत 


344 


रांगा शील 


368 


शतावर 


392 सकमुनिया विलायती 


345 


रसना काली 


369 


शीतल चीनी (कबाब चीनी 


393 


संगसमाही असली 


346 


रसना पीली 


370 


शंख टुकड़ा 


394 सुरनजान सीरी 


347 


रूपामांक्षी 


371 


शुक्ती सीप टुकड़ा 


395 समग्रअरबी न0-1 ( बबुल गोंद) 


348 


राई बनारसी 


372 


सज्जीखार 


396 


समगढ़ाक 


349 


रेंगनी हरा 


373 


सर्पगंधा ( इसरौल ) 


397 | सतरफारसी 


350 


रोहतक छाल 


374 


सरसो तैल डिलक्स 


398 


सिंघारा सुखा 


351 


रेणुका बीज 


375 


सरसो पीला 


399 


सत्व गिलोय / सतेगिरी 
( गुरूच सत्व ) 


28 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


1 


2 


1 


2 


1 


2 


400 


सिरका गन्ना एवं जामुन 


424 


हब्बुलास 


448 


अग्निमंध 


401 


सहमे हंजल 


425 


हब्बुनील 


449 


शल पर्णी 


402 


सकाकुल 

मिश्री 


426 


हजरूल यहुदंड 


450 


पृश्ण 

पर्णी 


लौह बुरादा 


403 


बसनुही स्नुही क्षार 


427 


451 


(बुरादा फौलाद ) 


मुग्द पर्णी 


404 


सोहागा चैकीया 


428 


रस सिन्दुर 


452 


माष पर्णी 


405 


सत्व पुदीना 


429 


तारपिन तैल 


453 भृगराज 


406 


सतावर के कन्द 


430 


गन्ना सिरका 


454 


पनर्नवादि मण्डूर 


407 


सते विरोजा 


431 


गौ मुत्र 


455 


मगमद 


408 


सुकाई 


432 


बकरी / गाय का दुध 


456 


गो दुग्ध 


409 


शहद असली 


433 


घृत कुमारी कच्चा 


457 


जफरान 


410 


शुद्ध शिलाजीत 


434 


गदह पूर्णा कच्चा 


458 


लौह भष्म 


411 


हड़ताल तबकी 


435 


धतुरा हरा 


459 


बंग भष्म 


412 


हल्दी 


436 


रेगनी बड़ी तथा छोटी हरा 


460 


स्वर्णमाक्षिक 


413 


हरे छोटी 


437 


अकवन कच्चा 


461 


ताम भष्म 


414 


हर बड़ी गोटा 


438 


गुरूची लतर 


462 


मण्डुर भष्म 


415 


हरे बडी छिलका 


439 


सौंफ 


463 


तुतीया 


416 


हरिण सिंग टंकड़ा 


440 


पुनर्नवा श्वेत हरा 


464 


कज्जली 


417 


हरे कावली 


441 


पुनर्नवा लाल हरा 


465 


तारपीन तैल 


418 


हाउवेर 


442 


सतावर हरा 


466 


उष्बा 


419 


हिंग तलाई 


443 


अतिवला 


467 


साठी चावल 


420 


हौलदिल पत्थर 


444 


श्योनाक 


468 


उडद सबुतदाना 


421 


हव्वे कानडा 


445 


वला 


469 


सफेद तील 


422 


हिंगुल 


446 


परिभद्र 


470 | निर्गुडी 


" 


423 


हव्वे वेलसा 


447 


कंटकारी " रेगनी 


471 


कुठ फल 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


29 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


क्र ० 


कच्ची औषध द्रव्यों का नाम 


1 


2 


1 


2 


1 


2 


472 


द्राक्षा 


485 


निम्ब बीज 


498 


अरनी की जड की छाल 


473 


एरण्ड जड 


486 


निम्ब जड 


499 


सरणी की जड़ की छाल 


474 


गिलोय 


487 


निम्ब का फूल 


500 


पटला की जड़ की छाल 


475 


मदन फल 


488 


निम्ब का पत्ता 


501 


चोरक 


476 


कुशकी जड 


489 


रोगन जर्द 


502 


मुरिछरीला 


477 


काश की जड 


490 


अर्क गुलाब 


503 पोहकर मूल 


478 


शर की जड 


491 


तालमखाना 


504 


मोथा 


479 


दर्म की जड 


492 | विलवमूल की छाल 


505 


गंधवाला 


480 


ईख की जड 


493 


वला की जड 


506 


ग्रंथ पर्णी 


481 


प्रवाल भष्म 


494 


वच 


507 


पंचनिम्बादी 


482 


बृहति 


495 


कंटकारी की जड 


508 


मुलेठी 


483 


पटोल पत्र 


496 | पुनर्नवा की जड 


484 


निम्ब छाल 


497 


अतिवला / कंजी की जड 


डा ० विश्वनाथ राय, 

प्रबन्धक । 


30 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला , बिहार , पटना के लिए कार्यालय व्यय मद से क्रय हेतु सामानों की 
सूची 


क्र ० 


समानों का नाम 


संख्या 


मेक 


साईज 


1 


2 


3 


4 


5 


-- 


प्रति रीम 


सादा कागज फूल स्केप 


2 


डूप्लीकटिंग पेपर 


प्रति रीम 


3 


फोटो स्टेट पेपर 


एक हजार प्रति पैकेट 


सेंचूरी 


फूल साईज 


A - 4 , A - 5 . 


4 


थीन पेपर 


प्रति पैकेट 


5 


कार्बन काला 


प्रति पैकेट 


कोरस 


फूल साईज 


6 


कार्बन काला 


प्रति पैकेट 


कोरस 


हॉफ साईज 


7 


पीउन बुक 


प्रति अदद 


8 


आगत पंजी 


प्रति अदद 


दो जिस्ता 


9 


निर्गत पंजी 


प्रति अदद 


10 


उपस्थिति पंजी 


प्रति अदद 


एक जिस्ता 


11 


फोल्ड फाईल क्लाथ पट्टी 


प्रति सैकड़ा 


12 


प्लास्टीक कोटेट फोल्डर फाईल 


प्रति सैकडा 


संस्था का नाम सहित 


13 


बोर्ड फाईल (फ्लेट फाईल ) 


प्रति सैकड़ा 


14 


टैग 


प्रति सैकड़ा 


15 


आलपीन 


प्रति पैकेट 


16 


स्टैंप पैड बड़ा 


प्रति अद् 


सुप्रिम डिलक्स 


17 


पैड ईंक 


प्रति अद् 


50 एम ० एल ० 


18 


प्रत्येक का प्रति दर्जन 


बल्व , 40 , 60 , 100, 200 , एवं 
500 वाट 


बजाज / फिलिप्स 


19 | इरेजर ईंक 


प्रति अद् 


कोरस 


20 


लाह 


प्रति पैकेट 


21 


बल्व, होल्डर 


प्रति पीस 


22 


फिनाईल 500 मिली लीटर 


प्रति बोतल 


बंगाल कं ० 


23 


फिनाईल गोली 


प्रति किलो 


बंगाल कं ० 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


31 


क्र ० 


समानों का नाम 


संख्या 


मेक 


साईज 


1 


2 


3 


4 


5 


24 


ग्लास ( शीशा ) 


प्रति दर्जन 


एरा के ० 


25 


ताला बड़ा 51 न ० 7 लिवर 


प्रति अद्द् 


लिंक कं ० 


26 


ताला छोटा 41 नं ० 


प्रति अद् 


लिंक कं ० 


27 | टेकुआ 


प्रति अद् 


28 


पटुआ 


प्रति किलो 


29 


नारियल झाडू 


प्रति अद् 


30 


फूल झाडू 


प्रति अद् 


31 


थर्मस 


प्रति अद् 


32 


पेन स्टैड ( दो पेन वाला ) 


प्रति अद् 


33 


डाट पेन 


प्रति दर्जन 


विल्सन 


34 


रिफिल (हरा , लाल , बलू , काला) 


प्रति पैकेट 


विल्सन 


35 


पेडेस्टल फैन 


प्रति अद् 


उषा कंपनी 


36 


टार्च पाँच सेल 


प्रति अद् 


एवरेडी 


37 


बैट्री नं ० 1050 


प्रति दर्जन 


एवरेडी 


38 | स्टीपूलर 8 " 


प्रति अद् 


कंगारू 


प्रति पैकेट 


कंगारू 


39 | स्टीपूलर पीन 8 " 
40 | केरीकुलेटर 12 विजिटल 


प्रति अद् 


केसीयो 


41 


पेपर वेट 


प्रति अद् 


42 


गोंद (700 मिली लीटर ) 


प्रति बोतल 


कैमल 


43 


लिफाफा सादा 


प्रति सैकड़ा 


बड़ा साईज 


44 


लिफाफा 


प्रति सैकड़ा 


छोटा साईज 


45 


तौलिया (फर वाला) 


प्रति अद् 


बड़ा साईज 


46 


तौलिया ( फर वाला) 


प्रति अद् 


छोटा साईज 


47 


नोट पैट 


प्रति अद् 


48 


C.L.F बल्व , 


प्रति अद् 


ओरिएन्ट 


11 Wt . 


49 


C.L.F बल्व, 


प्रति अद् 


ओरिएन्ट 


25 Wt. 


32 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


क्र ० 


समानों का नाम 


संख्या 


मेक 


साईज 


1 


2 


3 


4 


5 


50 


आबंटन पंजी प्रिंट 


प्रति अद् 


01 जिस्ता 


51 


पेन्सील 


प्रति दर्जन 


नटराज 


52 


प्रत्येक प्रति सैकड़ा 


बिलसेट , इनर, अनिवार्य, ग्रुप 
बीमा , कटौती फार्म , सामान्य निधि 
कटौती, उनुसूची, विपत्र के साथ 


53 


वेतन पंजी 


प्रति अद् 


दो जिस्ता 


54 


विल बुक 


प्रति अद् 


55 


लाईफ ब्याय साबुन 


प्रति दर्जन 


125 ग्राम 


56 


भीम पाउडर 


प्रति किलो 


57 


आकस्मिक अवकाश पंजी 


प्रति अद्द् 


58 


उपार्जित अवकाश पंजी 


प्रति अद् 


59 


ड्राम (स्टीलनेश स्टील ) 


प्रति अद् 


2 फीटX21/2 


60 ट्रे (स्टीलनेश स्टील) 


प्रति अद् 


11/2X114 फीट 


61 


पीतल कठौती बड़ा 


प्रति अद् 


बड़ा साईज 


62 


बक्सा बड़ा 


प्रति अद् 


20 गेज 


3 /2x2 /2x212 


63 


सेनी स्टीलनेश स्टील 


प्रति अद् 


21/2 राउन्ड 


64 


गड़सी लोहे का वेट सहित 


प्रति अद् 


65 


चलनी 


प्रति अद् 


60 नम्बर 


66 


चलनी 


प्रति अद् 


24 नम्बर 


67 


चलनी 


प्रति अद् 


12 नम्बर 


68 


चलनी 


प्रति अद् 


80 नम्बर 


69 


झाड़न 


प्रति दर्जन 


70 


कपड़ा मरकीन 


प्रति मीटर 


71 


रजिस्टर ख प्रिन्टेड 


प्रति अद् 


6 जिस्ता 3 " x8 " 
क्रमांक के साथ 


72 


रजिस्टर घ प्रिन्टेड 


प्रति अद् 


6 जिस्ता13 " x8 " 
क्रमांक के साथ 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


33 


क्र ० 


समानों का नाम 


संख्या 


मेक 


साईज 


1 


2 


3 


4 


5 


73 


रजिस्टर ग प्रिन्टेड 


प्रति अद् 


4 जिस्ता13 " x8 " 


क्रमांक के साथ 


74 


रजिस्टर " क प्रिन्टेड 


प्रति अद् 


6 जिस्ता13 " x8 " 
डुप्लीकेटिं एवं क्रमांक 
के साथ 


75 


रजिस्टर च प्रिन्टेड 


प्रति अद् 


4 जिस्ता13 " x8 " 


क्रमांक के साथ 


76 


रजिस्टर सादा 


प्रति अद् 


दो जिस्ता 


77 


रजिस्टर सादा 


प्रति अद् 


एक जिस्ता 


78 


वेइंग मशीन 


प्रति अद् 


शार्क 


500 ग्राम से 100 किलो 
तक 


79 


स्अीलनेश स्अील ट्रे बड़ा 


प्रति अद् 


80 


बॉल 


प्रति अद् 


81 


एसीड (500 मिली लीटर ) 


प्रति बोतल 


82 | बाल्टी बड़ा 12 इंच 


प्रति अद् 


83 


बाल्टी छोटा 8 इंच 


प्रति अद् 


84 


तौलिया बिना फर वाला 


प्रति अद् 


85 


मारकर पेन पीला 


प्रति अद् 


86 


वेतन विपत्र बाहरी एवं भीतरी 


प्रति अद् 


87 | कैशबुक प्रिंटेट 


प्रति अद् 


मिलन 


4 जिस्ता 


88 


पर्दा कॉटन क्लाथ 


प्रति मीटर 


वर्दी मद मे क्रय हेतु समानों की सूची : 


क्र ० 


समानों का नाम 


संख्या 


मेक 


साईज 


89 


टेरीकाट पैंट का कपड़ा सफेद 


प्रति मीटर 


90 


प्रति मीटर 


पोलिस्टर कमीज का कपड़ा 
सफेद 


91 


ऊनी जर्सी 


प्रति अद् 


34 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


क्र ० 


समानों का नाम 


संख्या 


मेक 


साईज 


92 


कंबल 


प्रति अद् 


93 


साडी टेरीकाट 


प्रति अद् 


94 


ब्लाउज टेरीकाट 


प्रति मीटर 


95 


लेडी हॉफ कोट का कपड़ा 


प्रति मीटर 


96 


जूता 


प्रति अद् 


97 


चप्पल 


प्रति अद् 


98 


जग (प्लास्टीक ) ढंकन वाला 


प्रति अद् 


99 


टाइपिंग मशीन का रीबन काला 


प्रति अदद 


कोरस 


डा ० विश्वनाथ राय, 

प्रबन्धक । 


अधीक्षक, सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 30-571 + 10 - डी टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


35 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 


5 अक्तूबर 2009 


सं ० कौन भी0-142 / 2008-297— श्री राजेश कान्त झा , वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, दरभंगा अंचल दरभंगा को 
रक्सौल अंचल , रक्सौल के पदस्थापनकाल में वित्तीय वर्ष 2007-08 के निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति एवं दायित्वों का 
निर्वहण नहीं करने के लिए उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णयानुसार "निन्दन " की सजा दी 
जाती है, जिसकी प्रविष्टी उनके चरित्र पुस्ति के वर्ष 2007-08 में की जाएगी । 

सं ० कौन भी0-142 / 2008-298 — श्री गुप्तेश्वर प्रसाद , वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्युरो, 
पटना को पटना सिटी पूर्वी अंचल, के पदस्थापनकाल में वित्तीय वर्ष 2007-08 के निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति एवं 
दायित्वों का निर्वहण नहीं करने के लिए उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णयानुसार "निन्दन " 
की सजा दी जाती है, जिसकी प्रविष्टी उनके चरित्र पुस्ति के वर्ष 2007-08 में की जाएगी । 

सं ० कौन भी o - 142 / 2008-299— श्री सजन कुमार रूंगटा, वाणिज्य - कर सहायक आयुक्त, मधुबनी अंचल , मधुबनी 
को पटना सिटी पूर्वी अंचल के पदस्थापनकाल में वित्तीय वर्ष 2007-08 के निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति एवं दायित्वों का 
निर्वहण नहीं करने के लिए उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णयानुसार "निन्दन " की सजा दी 
जाती है, जिसकी प्रविष्टी उनके चरित्र पुस्ति के वर्ष 2007-08 में की जाएगी । 

सं ० कौन भी0-142 / 2008-300— श्री प्रभात कुमार वर्मा, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, लखीसराय अंचल, 
लखीसराय को नवादा अंचल के पदस्थापनकाल में वित्तीय वर्ष 2007-08 के निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति एवं दायित्वों 
का निर्वहण नहीं करने एवं इस संबंध में विभाग द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाव नहीं देने के लिए इन्हें दोषी मानते हुए 
सरकार के निर्णयानुसार " निन्दन " की सजा दी जाती है, जिसकी प्रविष्टी उनके चरित्र पुस्ति के वर्ष 2007-08 में की 
जाएगी । 


36 


बिहार गजट , 14 अक्तूबर 2009 


सं ० कौन भी0-142 / 2008-301— श्री सुजय प्रकाश उपाध्याय, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, पटना सिटी, पूर्वी 
अंचल को वित्तीय वर्ष 2007-08 के निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति एवं दायित्वों का निर्वहण नहीं करने के लिए उनसे 
प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार के निर्णयानुसार " चेतावनी की सजा दी जाती है, जिसकी प्रविष्टी उनके 
चरित्र पुस्ति के वर्ष 2007-08 में की जाएगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 


शुभकीर्ति मजुमदार , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 30-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 01 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


